रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04 /0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G-3/ DLON)-04/ 0009/ 2003-05 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . १ ] 


दिल्ली, मार्च 1 - मार्च 7 , 2013, बृहस्पतिवार / फाल्गुन 10 - फाल्गुन 16 , 1934 
DELHI, MARCH 1 - MARCH 7, 2013, THURSDAY/PHALGUNA 10 PHALGUNA 16, 1934 


No. 9 ] 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 288 

IN.CTD. No. 288 


भाग -IV 
PART - IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than 

Notifications included in Part- I 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


उच्च शिक्षा निदेशालय 


. 


अधिसूचना 

दिल्ली , 31 जनवरी , 2013 
सं. फा . डीएचई. 4( 45 )/2007-8/4937-48.-दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान ( प्रति व्यक्ति शुल्क प्रतिबंध , 
प्रवेश का विनियमन , शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा समानता तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय ) अधिनियम , 2007 
( 2007 का दिल्ली अधिनियम 8 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में पाठ्यक्रम अध्यायन करने के लिए 
शुल्क निर्धारित करने के लिए, और अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित समिति का गठन करती है , 
अर्थात् 
( क ) अध्यक्ष 

श्री रमेश नारायणास्वामी , भा.प्र.से. ( सेवानिवृत्त ) निवर्तमान मुख्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार । 
( ख ) सदस्य 

प्रख्यात चार्टड लेखाकार ( अध्यक्ष द्वारा नामांकित ) । 
( ग ) सदस्य 

डा. एम. के हान्डा , भारतीय चिकित्सा परिषद् या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ( संस्था के प्रकार पर निर्भर ) | 
( घ ) सदस्य 

गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति या उनका प्रतिनिधि । 
( ङ ) सदस्य 

सचिव ( प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ) । 
( च ) सदस्य 

सचिव ( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ) । 
( छ ) सदस्य सचिव 

सचिव ( उच्चतर शिक्षा विभाग ) । 
( पदेन ) 


. 


936 DG/ 2013 


( 33 ) 


34 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 7, 2013/ PHALGUNA 16 , 1934 


PARI IV 


( ज ) 


सदस्य 


( सरकार श्री दीपक मल्होत्रा , प्रधानाचार्च दयाल सिंह कॉलेज , दिल्ली विश्वविद्यालय 
द्वारा नामांकित । 


समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक रहेगा । अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल 
के साथ समाप्त होगा । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , 

लालमलसोमा , प्रधान सचिव 


DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION 


NOTIFICATION 


Delhi, the 31st January, 2013 
No. F. DHE . 4 (45 )/2007-08 /4937-48.-- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 6 of the Dehli 
Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission , Fixation of Non - Exploitative 
Fee and other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 , the Government of National Capital Territory of 
Delhi, hereby constitutes the following committee for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately 
managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the functions 
assigned to it in the Act, namely : 
State Fee Regulatory Committee 
( i) Chairperson Shri Ramesh Naranayanaswami, IAS ( Retd.) Ex- Chief Secretary, GNCT of Delhi . 
( 1 ) Member Charted Accountant of repute ( to be nominated by Chairperson ) . 

Member Dr. M.K. Hada, Advisor- I, AICTE , as Representative of All India Council of Technical 
Education. 


(iv ) Member Vice -Chancellor of GGSIP University or his representative. 
( v ) Member Secretary ( Training and Technical Education Department). 
( vi ) Member Secretary (Health and Family Welfare Department). 
( vii ) Member Secretary Secretary (Higher Education Department) (ex -officio ). 
(viii ) . Member ( nominated Sh . Deepak Malhotra, Principal, Dayal Singh College, University of Dehli, Delhi. 

by the Govt.) 
The term of above Committee shall be three years commencing from the date following this notification and the term of 
Chairperson and Members shall be co-terminuswith the term of the Committee . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

LALMALSAWMA, Pr. Secy . 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 5 मार्च, 2013 
सं. फा . 3 / 8 / 96 -न्याय / भाग-5 / Suptlaw / 245-247.- भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 और 9 के उपबंधों के 
अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय ईसाईयों के विवाह सम्पन्न कराने 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. ; MARCH 7 , 2013/PHALGUNA 16 , 1934 


35 


के लिए तथा प्रमाण- पत्र देने के लिए तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए पादरी लाजी पॉल , इण्डियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ 
गॉड, नॉर्थन रिजन , ( पंजी.) , 14 भाई वीर सिंह मार्ग , नई दिल्ली -110001 एवं निवास स्थान 34/1 , प्रथम तल , नीलकन्ठ अपार्टमेन्टस , वार्ड 
नं . 1 , महरौली , नई दिल्ली -110030 को लाइसेंस देने के लिए , अनुमोदन प्रदान करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 


तरून सहरावत , अतिरिक्त सचिव 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 


NOTIFICATION 


Delhi, the 5th March , 2013 


No. F. 3/8 /96 - Judl./Vol. V /Suptlaw /245-247 . — In pursuance of the provisions of Sections 6 & 9 of the Indian 
Christian Marriage Act, 1872, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord 
approval to the grant of Christian Marriage License to Paster Laji Paul attached with Indian Pentecostal Church of God 
Northern Region (Regd .) 14 Bhai Vir Singh Marg , New Delhi- 110001 and having residence at 34/1, Ist Floor, Neelkanth 
Apartments , Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi- 110030 to solemnize marriages between Indian Christians within the National 
Capital Territory of Delhi and to grant certificate of marriage , with immediate effect, for a period of three years. 

By Order and in the Name of the 

Lt. Governor of National 

Capital Territory of Delhi, 
TARUN SAHRAWAT, Add. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


